.. 


- 


. 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या - 315 


राँची, शनिवार, 


20 मई, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 
2 फरवरी , 2017 


संख्या-5/ आरोप -1- 12/ 2017 का .- 1080 -- श्री चंदन प्रसाद, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला-पूर्वी सिंहभूम), के अंचल अधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा के पद पर पदस्थापन अवधि में 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक- 908- अनु०, दिनांक 23 जनवरी , 2017 द्वारा प्राप्त 
प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी सहजाद हसन, कोलेबीरा , सिमडेगा के आवेदन के सत्यापन उपरांत 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष कोषांग , राँची थाना कांड सं० - 04 / 2017, दिनांक 
19 जनवरी , 2017, धारा -7/ 13 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया 
तथा दिनांक 20 जनवरी, 2017 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टीम द्वारा श्री चंदन प्रसाद , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 20 मई, 2017 
अंचल अधिकारी, कोलेबीरा अंचल, सिमडेगा को श्री हसन से 20 ,000 /- रूपया घूस लेते हुए 
गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । 
___ 2. उक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 9( 2)( क ) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये 
जाने की तिथि 20 जनवरी, 2017 से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 


3. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -96 के अन्तर्गत 
मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 315-- 50 


